रजिस्ट्री सं. डी. एल . - 33002/99 


REGISTERED No. D .L .- 33002/99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपन 
Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


! असाधारण 
EXIRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


सं . 89 ] 
No. 89 ] 


दिल्ली , शुक्रवार, मई 18 , 2012 / वैशाख 28 , 1934 
DELHI, FRIDAY, MAY 18, 2012/ VAISAKHA 28, 1934 


[ रा. रा. रा. ले.दि . सं. 40 

N. C . T. D. No. 40 


- 


भाग - IV 


PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


एवं यतः , आपत्तियां दिल्ली उच्च न्यायालय के महानिबंधक 
को निम्नलिखित पते/ ई- मेल पते पर भेजी जा सकती हैं : 


दिल्ली उच्च न्यायालय, 
शेरशाह मार्ग, 
नई दिल्ली - 110003 


ई- मेल : delhihighcourt @ hub . nic.in 

न्यायालय के आदेशानुसार , 
वी . पी . वैश्य , महानिबंधक 


दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली 

अधिसूचना 

दिल्ली, 18 मई, 2012 
सं. फा . 183 /नियम / डी.एच. सी . --- चूँकि दिल्ली उच्च 
न्यायालय संशोधन के माध्यम से सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 
( 1908 का केन्द्रीय अधिनियम ) के आदेश 21 के नियम 106 में एक 
स्पष्टीकरण की प्रविष्टि प्रस्तावित करता है जिसे निम्न प्रकार से पढ़ा 
जाएगा : 

नियम 106 में , उप -नियम ( 3 ) के पश्चात् स्पष्टीकरण 
को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा : 

" स्पष्टीकरण : एक आवेदन तीस दिवसों की कथित 
अवधि के पश्चात् स्वीकार किया जा सकता है यदि आवेदक 
न्यायालय को संतुष्ट करता है कि ऐसी अवधि के भीतर 
आवेदन न करने हेतु उसके पास अच्छा हेतुक था । " 

एवं यतः, कथित संशोधनों के संबंध में लिखित रूप में 
आपत्तियां किसी व्यक्ति से इस अधिसूचना के दिल्ली राजपत्र 
असाधारण में प्रकाशित होने की तिथि से एक माह अर्थात् 30 दिवसों 
के भीतर आमंत्रित की जाती हैं । 


HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI 


NOTIFICATION 


Delhi, the 18th May, 2012 
___ No. F. 183/ Rules/ DHC. - Whereas the High Court 
ofDelhi,by way of amendment, proposes to introduce an 
Explanation to Rule 106 of Order XXI of the Code of Civil 
Procedure, 1908 (CentralAct of 1908),which would read as 
under : --- 

___ In Rule 106 , Explanation shall be added after 
sub -rule ( 3) as follows : --- . 


1784 DG/ 2012 


( 1 ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


IN 


“ Explanation ; An application may be admitted after 
the said periąd:of thirty days if the applicant satisfies the 
Court thathe haid good cause for notmaking the application 
within such period .” 

And whereas the objections, in writing, from any 
person , with respect to saidamendments are invited within 
a period of one month ie . 30 days from the date of which 
this Notification is published in the Delhi Gazette 
Extraordinary. 


And whereas, the objections may be sent to the 
Registrar General of the High Court ofDelhi, at the following 
address /E -mail address : 

High Court of Delhi, 
Sher Shah Marg , 

New Delhi- 110003 . 
. E -mail : delhihighcourt @ hub.nic.in 

By Order of the Court, 
V. P. VAISH , Registrar General 


. 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


